रजिस्ट्री सं.डी.एल.- 33004/99 


REGD.No. D. L.- 33004/ 99 


सत्यमेव जयते 


चा 


भारत राजपत्र 
The Gazette of India 


सी.जी.- डी.एल.- अ .- 17082020-221174 

CG- DL- E -17082020-221174 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II-खण्ड 3 — उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section ( ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 2458 ] 
No.2458 ] 


नई दिल्ली , सोमवार, अगस्त 17, 2020/ श्रावण 26, 1942 
NEW DELHI,MONDAY, AUGUST 17 , 2020 /SHRAVANA 26 , 1942 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 17 अगस्त , 2020 
का.आ. 2775( अ ).- केन्द्रीय सरकार ने , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 ( 1956 का 48) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 क की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क 
परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. , जो भारत के राजपत्र , असाधारण, भाग II, खण्ड 3, 
उपखंड (ii ) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा महाराष्ट्र राज्य के बुलढाणा जिले में NH548CC के कि.मी. 76.00 से 
कि.मी.100.065 ( सब डिविशनल अफसर ऑफिस नई प्रशासकीय बिल्डिंग नन्दुरा रोड खामगाव ) तक के भूखण्ड पर टोल 
प्लाजा के निर्माण, अनुरक्षण , प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन 
करने के अपने आशय की घोषणा की थी ; 


, 


और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3 क की उपधारा ( 3) के अधीन तारीख " १५. ११. २०१ ९ 
को दैनिक रोजनामा एशिया एक्सप्रेस बुलडाणा और तारीख १६. ११. २०१ ९ को दैनिक आव्हान बुलडाणा मे प्रकाशित 
किया गया था । " 

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया 


the 


और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा ( 1) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी 
रिपोर्ट दे दी है ; 


3737GI/ 2020 


( 1 ) 


2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3 (ii) ] 


, 


अतः अब , केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपार्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3 घ 
की उपधारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का 
पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 

और अब , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा ( 2 ) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि 
इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर , उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप 
से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 

अनुसूची 
महाराष्ट्र राज्य के बुलढाणा जिले में NH548CC के कि.मी. 76.00 से कि.मी .100.065 ( सुब डिविशनल अफसर ऑफिस 
नई प्रशासकीय बिल्डिंग नन्दुरा रोड खामगाव ) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण । 


राज्य का नाम: महाराष्ट्र 


जिले का नाम : बुलढाणा 


भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम 


क्रमिक सर्वेक्षण संख्या || भूमि का प्रकार || भूमि की प्रकृति भूमि का क्षेत्रफल 
संख्या 

( हेक्टेयर में ) 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


तालुक का नाम: खामगाव 


गांव का नाम: अंत्रज 


1 


283 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0.03 


गोपाळ सुखदेव हटकर 
( २८३) 
विजय रमेश हटकर 
( २८४) 


2 


284 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0.24 


गांव का नाम: गणेशपुर (महारखेडा) 


3 


108 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0.08 


नंदकिशोर प्रल्हाद उन्हाळे , विजय प्रल्हाद 
उन्हाळे 
(१०८ ) 


पुरुषोत्तम सखाराम गावंडे 


14 


| 108 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0.1 


(१०८ ) 


15 


128 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0.15 


पांडुरंग भोजाजी कोकरे 
( २८ ) 


(O 


3 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0.11 


विजय राघो कोकरे 
( ३ ) 


17 


36 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0.1 


हरिभाऊ तापाजी कोरडकार 
(३६ ) 


8 


36 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0.1 


शेख रफ़ी शेख पीरन , शेख यूनुस शेख 
सत्तार , शेख एजाज शेख सत्तार 


[ भाग II— खण्ड 3 ( ii )] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


3 


( ३६ ) 


शेख नसीर शेख मुनीर 


19 


37 


निजी 


एग्रीकल्चर 


10.01 


| 10 


38 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0.08 


हरिचंद्र धर्माजी बच्छिरे, शांतीलाल 
हरिचंद्र बच्छिरे, मोतीलाल हरिचंद्र 
बच्छिरे, संतोष हरिचंद्र बच्छिरे , गोकुळ 
हरिचंद्र बच्छिरे, मीरा ज.हरिचंद्र 
बच्छिरे, सुरेखा पी . हरिचंद्र बच्छिरे 
देवकाबाई ज . हरिचंद्र बच्छिरे, लक्ष्मीबाई 
ज . हरिचंद्र बच्छिरे . 
( ३८ ) 


11 


76 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0.19 


काशीराम तुळशीराम टापरे , लक्ष्मण 
तुळशीराम टापरे , भास्कर तुळशीराम 
टापरे , रुख्मिना रामदास , पार्वती 
तुळशीराम टापरे. 
(७६) 
देवराव लक्ष्मण कोकरे 
( ७६) 


12 


76 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0.15 


13 


180 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0.13 


जयश्री नरेंद्र राठी 
( ८० ) 


14 


80 


निजी 


एग्रीकल्चर 


10.05 


राघव नरेंद्र राठी 
(८०) 


15 


183 


निजी 


एग्रीकल्चर 


10.13 


विठोबा रामा कोकरे 
( ८३ ) 


गांव का नाम : माथनी 


16 


166 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0.15 


अशोक नारायण भिसे, रमेश नारायण 
भिसे , भास्कर विठ्ठल कोकरे, राजेश 
हरिभाऊ झापर्डे 
( ६६) 


17 


69 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0.07 


विजया नरेंद्र संकलेचा 
( ६ ९ ) 


गांव का नाम: सिरसगाव देशमुख 


18 


105 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0.07 


कैलास उदितनारायण मिश्रा , 
ब्रिजेशप्रसाद उदितनारायण मिश्रा 
शिवरानी ज . ब्रिजेशप्रसाद मिश्रा 


4 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3 ( ii ) ] 


19 


106 


निजी 


एग्रीकल्चर 


10.06 


शेख महेबूब सैयद हैदर 
( १०६) 
शेख कय्यूम सैयद 

इसुफ़ 
( १०६) 


20 


| 106 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0.02 


21 


106 


निजी 


एग्रीकल्चर 


10.02 


सैयद इरफ़ान सैयद उस्मान 
( १०६ ) 


22 


[ 119 


सरकारी 


एग्रीकल्चर 


10.05 


खामगांव कला शिक्षण प्रसारक मंडल 
(११ ९ ) 


23 


| 132 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0.04 


कासाबाई ज.प्रल्हाद जटाळे 
(१३२ ) 


24 


132 


निजी 


एग्रीकल्चर 


0.06 


नीता राजेंद्र शर्मा 
(१३२) 
सीतादेवी पुरुषोत्तमदास सुरेका 
(१३८ ) 


25 


138 


निजी 


एग्रीकल्चर 


10.02 


सरकारी इ क्लास 


26 


| 139 


सरकारी 


एग्रीकल्चर 


10.03 


कुल 


2.2400 


[ फा . सं . RW/ NH-12014/139/ 2016/ MAH- P6/3A2/3D2] 


राजेश गुप्ता , उप सचिव 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 17th August, 2020 


S.O. 2775 ( E ).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road 
Transport and Highways, , published in the Gazette of India, Extraordinary , Part II, Section 3 , Sub -section 
( ii) issued under sub -section ( 1 ) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956 ) ( hereinafter 
referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in 
the Schedule annexed to the said notification for construction of Toll Plaza Maintenance , management and 
operation of NH548CC on the stretch of land from Km 76 to Km 100.065 (Sub Divisional officer office 
new prashaskiy building nandura road Khamgaon ) in the district of BULDHANA in the state of 
MAHARASHTRA. 


And whereas the substance of the said notification has been published in “ Dainik Rozanama Asia 
Express “ dated 15.11.2019 and “ Dainik Awhan ” dated 16.11.2019 under sub -section (3 ) of section 3A of 
the said Act: 


And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by 
the competent Authority ; 


[HTT II — QUE 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


5 


And whereas , in pursuance of sub-section ( 1) of section 3D of the said Act, the competent authority 
has submitted its report to the Central Government; 


Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the 
powers conferred by the sub -section (1 ) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby 
declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose; 

And further, in pursuance of sub -section (2 ) of section 3D of the said Act , the Central Government 
hereby declares that on publication of this notification in the OfficialGazette, the land specified in the said 
Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances. 


SCHEDULE 


Brief description of the land to be acquired , with or without structure, falling within the NH548CC in 

the stretch of land from Km 76.00 to Km 100.065 (Sub Divisional officer office new prashaskiy 
building nandura road Khamgaon ) in the district of BULDHANA in the state ofMAHARASHTRA . 


State :MAHARASHTRA 


District : BULDHANA 


Sr. 
No. 


Survey 
Number 


Type of Land 


Nature of 

Land 


Area in 
Hectare 


Name of the Land Owner /Interested 

Person 
Part Survey No. 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


Taluk : Khamgaon 


Viilage: Antraj 


1 


283 


Private 


Agriculture 


0.03 


Gopal Sukhdev Hatkar 
283 


2 


284 


Private 


Agriculture 


0.24 


Vijay Ramesh Hatkar 
284 


Viilage : Ganeshpur (Maharkheda ) 


3 


108 


Private 


Agriculture 


0.08 


Nandkishor pralhad unhale , Vijay 
Pralhad unhale 
108 


4 


108 


Private 


Agriculture 


0.1 


Purushottam sakharam gawande 
108 


5 


28 


Private 


Agriculture 


0.15 


Pandhurang Bhojaji kokare 
28 


6 


3 


Private 


Agriculture 


0.11 


Vijay Ragho kokare 
3 


7 


36 


Private 


Agriculture 


0.1 


Haribhau tapaji koradkaar 
36 


8 


36 


Private 


Agriculture 


0.1 


Sheikh rafi sheikh piran , sheikh younus 
sheikh sattar , sheikh Ejaj sheikh sattar 
36 


9 


37 


Private 


Agriculture 


0.01 


sheikh naseer sheikh munir 
37 


6 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SLC . 3 (ii ) 


10 


38 


Private 


Agriculture 


0.08 


Harichandra Dharmaji bacchire , 
shantilal Harishchandra Bacchire , 
Motilal Harishchandra Bacchire , 
Santosh Harishchandra Bacchire , Gokul 
Harishchandra Bacchire ,Meera ja . 
Harishchandra Bacchire , Surekha Pi. 
Harishchandra Bacchire , Devkabai Ja . 
Harishchandra Bacchire , laxmibai ja . 
Harishchandra Bacchire . 
38 


11 


76 


Private 


Agriculture 


0.19 


Kashiram tulshiram tapre , Laxman 
Tulshiram Tapre, Bhaskar Tulshiram 
Tapre , Rukhmina Ramdas , Parwati 
Tulshiram Tapre . 
76 


12 


76 


Private 


Agriculture 


0.15 


Devrao lakshman kokre 
76 


13 


80 


Private 


Agriculture 


0.13 


Jaishree Narendra Rathi 
80 


14 


80 


Private 


Agriculture 


0.05 


Raghav Narendra Rathi 
80 


15 


83 


Private 


Agriculture 


0.13 


Vithoba Rama Kokre 
83 


Viilage : Mathani 


16 


66 


Private 


Agriculture 


0.15 


Ashok Narayan Bhise , Ramesh Narayan 
Bhise , Bhaskar Vitthal Kokare , Rajesh 
Haribhau Zaparde 
66 


17 


69 


Private 


Agriculture 


0.07 


Vijaya Narendra Sanklecha 
69 


Viilage : Sirasgaon Deshmukh 


18 


105 


Private 


Agriculture 


0.07 


Kailas Uditnarayan Mishra , 
Brijeshprasad Uditnarayan Mishra , 
Shivrani ja.Brijeshprasad Mishra 
105 


19 


106 


Private 


Agriculture 


0.06 


Sheikh maheboob sayyad haidar 
106 


20 


106 


Private 


Agriculture 


0.02 


Sheikh Kayyum sayyad isuf 
106 


21 


106 


Private 


Agriculture 


0.02 


Sheikh Irfan Sayyad Usman 
106 


22 


119 


Government 


Agriculture 


0.05 


khamgaon kala shikshan prasarak 
mandal 
119 


23 


132 


Private 


Agriculture 


0.04 


kasabai ja . Pralhad jatale 
132 


[HTT II — QUE 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


7 


24 


132 


Private 


Agriculture 


0.06 


Nita Rajendra Sharma 
132 


25 


138 


Private 


Agriculture 


0.02 


Sitadevi Purushottamdas Sureka 
138 


26 


139 


Government 


Agriculture 


0.03 


Government E - Class 
139 


TOTAL 


2.24 


[ F. No. RW /NH - 12014 / 139 / 2016 /MAH - P6 /3A2/ 3D2 ] 


RAJESH GUPTA , Dy. Secy . 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi-110054 . 


MANOJKUMAR Digitally signed byMANOJ 

KUMARVEEMA 
VERMA 

Date: 2020.08.17 22.03 :19 
+05 :30 


